... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


31 ज्येष्ठ , 1941 ( श ० ) 
21 जून , 2019 ( ई ०) 


संख्या- 490 राँची, शुक्रवार , 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
18 जून , 2019 


संख्या-1 /पी०-103/ 2016 का.- 4754-- विशेष कार्य पदाधिकारी, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली के पद पर 
पदस्थापित श्री आलोक गोयल , भा.प्र.से. ( झाः 1990) के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक -3295 दिनांक 24.04.2019 द्वारा समाप्त करने के फलस्वरूप उन्हें भारत सरकार के प्रावधान के 
अनुसार उनसे कनीय पदाधिकारी श्री शैलेश कुमार सिंह, भा.प्र.से. ( झाः 1991 ) एवं श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह, 
भा.प्र.से. ( झाः 1991) को दी गयी प्रोन्नति की तिथि दिनांक -01.01.2016 के प्रभाव से भा.प्र.से. के अधिसमय से 
ऊपर के वेतनमान में प्रोन्नति दी जाती है । 

2. श्री गोयल प्रोन्नति के उपरान्त अगले आदेश तक अपने पद पर पूर्ववत बने रहेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 490 50 


